HARYANA GOVT . GAZ . ( EXTRA.), MAR. 1 , 2019 (PHGN. 10 , 1940 SAKA) 


117 


हरियाणा सरकार 
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक प्रथम मार्च, 2019 
सख्या का० आ० 16 / पं०अ० 17 / 1887 / धा० 5 / 2019 . - रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), 
की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू - राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, तहसील गुरूग्राम से उप - तहसील वजीराबाद के क्षेत्र को निकालते 
हुए तहसील गुरूग्राम के क्षेत्र की सीमाओं को परिवर्तित करते हैं तथा तहसील की संख्या को बदलते हैं , ताकि नीचे दी गई 
अनुसूची में दर्शाये गांवों तथा हदबस्त संख्या को मिलाकर वजीराबाद नई तहसील बनाई जा सके , अर्थात् : 

अनुसूची 

नई तहसील वजीराबाद का क्षेत्र 
क्रम संख्या गांव के नाम 

हदबस्त संख्या 
वजीराबाद 

75 
हैदरपुर विरान 

76 
चक्करपुर 
सिलोंखरा 
कन्हई 
नाथुपुर 
सिकन्दरपुर घोशी 
उल्लावास 
बन्धवाडी 
कादरपुर 
घाटा 
ग्वालपहाड़ी 


बालौला 


16. 


बैरमपुर 
झाडसा 
तिगरा 
समसपुर 
बिन्दापुर 
फतेहपुर 
| आदमपुर 


केशनी आनन्द अरोड़ा, 
अपर मुख्य सचिव एवं वितायुक्त, हरियाणा सरकार , 

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग । 


118 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), MAR . 1, 2019 (PHGN . 10 , 1940 SAKA ) 


[Authorised English Translation ] 
HARYANA GOVERNMENT 
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT 

Notification 

The 1stMarch , 2019 
No. S .O . 16 /P .A .17/ 1887/S .5/2019. — In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land 
Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887 ) read with section 5 of the Registration Act , 1908 ( Central Act 16 of 
1908 ), the Governor of Haryana hereby varies the limits of the areas of tahsil Gurugram and alters the number of 
tahsil Gurugram by excluding the area of sub -tahsil Wazirabad from tahsil Gurugram so as to form new tahsil 
Wazirabad comprising of villages with Hadbast Number shown in the Schedule given below : 

SCHEDULE 
Area of new tahsil Wazirabad 


Serial Number 


Hadbast Number 


75 


Village Name 
Wazirabad 
Haidarpur Wiran 
Chakkarpur 
Silokara 
Kanhai 
Nathupur 
Sikanderpur Ghoshi 
Ullawas 
Bandhwari 


10 . 


11. 


Kadarpur 
Ghata 
Gawalpahri 


Balola 


12 . 
13 . 
14 . 
15 . 


80 


16 . 


17. 
18 . 
19 . 
20 . 


Behrampur 
Jhadsa 
Tigra 
Samspur 
Bindapur 
Fatehpur 
Adampur 


89 


90 


KESHNI ANAND ARORA , 

Additional Chief Secretary and 
Financial Commissioner to Government Haryana, 
Revenue and Disaster Management Department. 


56928 — L .R . - H .G .P., Chd. 


